निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 509 ) पटना , मंगलवार , 25 अगस्त 2020 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

24 अगस्त 2020 
सं० 06 / मॉनिटरिंग सेंटर - 08-06 / 2020-6043 - बिहार राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा यानों में 
महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया फ्रेमवर्क के तहत यान के अवस्थिति का पता लगाने वाला युक्ति ( Vehicle 
Location Tracking Device ) एवं आपातकालीन बटन की मॉनिटरिंग के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 
( NIC ) के सहयोग से कंट्रोल एवं कमांड सेंटर को स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ( NIC) को एजेंसी 
के रूप में नामांकन आधार पर ( Nomination basis ) कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

उपरोक्त योजना के तहत संभावित व्यय रूपये 1142.98 लाख में से राज्यांश के रूप में देय 40 % राशि रूपये 
457.192 लाख के अनुमानित व्यय का भुगतान “बिहार सड़क सुरक्षा निधि से उपलब्ध कराये गये निधि से किया 
जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार अग्रवाल , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 509-57 1 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


